निबंधन संख्या पी0टी0- 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


27 भाद्र 1941 ( श० ) 
( सं0 पटना 1076 ) पटना, बुधवार , 18 सितम्बर 2019 


सं० 7 / बिoपुoह0 - 20 - 02 / 2016 - 7692 / गृ0आ0 

गृह विभाग 
( आरक्षी शाखा ) 


संकल्प 

16 सितम्बर 2019 
विषय :- बिहार पुलिस हस्तक ( Bihar Police Manual ) के पुनर्गठन हेतु समिति का गठन । 

बिहार पुलिस हस्तक , 1978 के कतिपय प्रावधानों के निष्प्रभावी हो जाने के कारण ऐसे प्रावधानों को हटाकर 
और कालांतर में पुलिस हस्तक में जोड़े गये नियमों / उप नियमों को संकलित कर बिहार पुलिस हस्तक , 1978 के 
पुनरीक्षण एवं नये पुलिस हस्तक के सृजन की आवश्यकता लम्बे समय से महसूस की जा रही है । साथ ही , वर्तमान में 
प्रचलित कानून के अनुरूप पुलिस हस्तक का गठन आवश्यक हो गया है । 

2. सम्यक विचारोपरांत राज्य सरकार, बिहार पुलिस हस्तक , 1978 के पुनरीक्षण एवं अबतक हुए विभिन्न 
संशोधनों के आलोक में नए पुलिस हस्तक के सृजन हेतु निम्नांकित रूप से एक उच्च स्तरीय समिति गठित करती है: 


अपर पुलिस महानिदेशक (मुख्यालय ), बिहार, पटना 


अध्यक्ष 


(ii ) 


सदस्य सचिव 


सदस्य 


पुलिस महानिरीक्षक (मुख्यालय), बिहार, पटना 
विशेष सचिव, गृह विभाग (विशेष शाखा), बिहार 
श्री पाण्डेय संतोष कृष्ण सहाय, अपर सचिव , 
वित्त विभाग , बिहार , पटना 
विभिन्न इकाईयों यथा -विशेष शाखा, 
अप०अनुविभाग , रेल , सैन्य पुलिस, प्रशिक्षण 
आदि से संबंद्ध पदाधिकारी 


सदस्य 


( v) 


विशेष सदस्य 


2 


बिहार गजट ( असाधारण ), 18 सितम्बर 2019 


3. समिति को सचिवालयीय सहायता पुलिस मुख्यालय द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा । 
___ 4. समिति द्वारा यह कार्य समिति गठन की तिथि से छ : माह की अवधि में पूर्ण किया जाएगा । 
आदेश : - आदेश दिया जाता है कि इसे राजकीय गजट में प्रकाशित किया जाय और इसकी प्रतिलिपि सभी 

संबंधित को सूचनार्थ प्रेषित की जाय । 


आदेश से , 
रंजन कुमार सिन्हा, 
सरकार के अपर सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 1076-571 + 10 - डी0टी0पी0 । 

Website : http :// egazette .bih.nic .in 


